निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 फाल्गुन 1932 ( श० ) 
पटना , मंगलवार, 8 मार्च 2011 


( सं० पटना 60 ) 


पत्र संख्या - 3ए - 2 - वे0पु0 -16 / 2009 – 1947 वि( 2 ) 

बिहार सरकार 


वित्त विभाग 


प्रेषक 


अरूण कुमार सिंह , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं हक0 ), बिहार, 


वीरचंद पटेल मार्ग , पटना । 


पटना, दिनांक 7 मार्च 2011 


विषयः - वित्त विभागीय संकल्प सं0 630 , दिनांक 21 जनवरी 2010 में संशोधन के संबंध में । 


महाशय , 


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृषि विभाग के अधीन कृषि स्नातक के 1432, 


1423 एवं 587 पद एवं कृषि अभियंता के पद को समाप्त कर दिया गया है । वित्त विभाग के संकल्प 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 मार्च 2011 
सं0 630, दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा इन पदों के पुनरीक्षित बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन को 
अधिसूचित किया गया है । चूंकि ये पद समाप्त हो चुके हैं अतएव संकल्प सं0 630, दिनांक 21 जनवरी 


2010 में निम्न संशोधन पठनीय है : 


क्र०सं० | पदनाम 

अपुनरीक्षित वेतनमान | पुनरीक्षित बैंड | अभ्युक्ति 

वेतन + ग्रेड वेतन 
(i) 587 पद कृषि स्नातक | 5000 - 8000 / पी . बी . 2 + 4800 / - ये पद अस्तित्व में 
(ii ) 1432 एवं 1423 पद | 5000 - 8000/ 

पी . बी . 2 + 4800/ नहीं है अतएव 
कृषि स्नातक 

कृषि विभाग के 
(iii ) कृषि अभियंता 

10000 -15200 / - पी . बी . 3 + 6600/ अधीन संकल्प 
14300 - 18300 / - पी . बी . 3 + 7600 / सं0 -630 

दिनांक - 21 जनवरी 
2010 के द्वारा 
स्वीकृत पद एवं 
वेतनमान 
विलोपित । 


विश्वासभाजन , 


अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 60- 571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http : // egazette .bih .nic . in 


